निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 कार्तिक 1941 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 1181 ) पटना, वृहस्पतिवार , 24 अक्तूबर 2019 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

21 अगस्त 2019 
सं ० 7 / स्था0-04-02 / 2016-11459 / सा 0 प्र 0 — महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक -61699 
दिनांक 27.07.2019 द्वारा परीक्षाफल के आधार पर अनुशंसित निम्नांकित अभ्यर्थियों को अधिवक्ता वर्ग से सीधे अपर 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रवेश बिन्दु ) के पद के लिए वेतनमान रु0 51550-1230-58930–1380-63070 में , 
समय - समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते सहित, अस्थायी रूप से नियुक्त किया 
जाता है: 
क्र ० स ० न्यायिक पदाधिकारियों के नाम / पत्राचार का पता 

रौल नं ० 

जन्मतिथि 


2 


3 


4 


1 

1 


10813 


01.03.1981 


2 


11996 


08.01.1976 


3 


13202 


31.12.1982 


ब्रजेश कुमार सिंह, S /o विनय कुमार सिंह, 
बी -16, 4th फ्लोर, गली नं0-7 , शशि गार्डन , 
मयूर विहार -1, दिल्ली -110091 
लखविंदर सिंह सूद, S / o अमर सिंह सूद, 
132 , ब्लॉक-I, सराभा नगर, लुधियाना, पंजाब -141001 
सुमन कुमार दिवाकर , S /o अशोक कुमार सिंह, 
हाउस नं0-851, फर्स्ट फ्लोर , मोहन मकैन सोसाइटी , सेक्टर-5, 
वसुन्धरा, गाजियाबाद , उ0 प्र0-201012 
रविशंकर कुमार,S /o अवधेश कुमार, 
हाउस नं0-261, 3rd , फ्लोर, पॉकेट -7 , सेक्टर -24, रोहणी, 
दिल्ली -110085 
नम्रता अग्रवाल , D / o रमेश कुमार अग्रवाल, 
सुशील हैंडलूम भंडार, साहू धर्मशाला, पुरानी बस्ती, 
जिला- बस्ती, उ 0 प्र0-272002 


4 


11758 


12.06.1981 


5 


11441 


01.01.1984 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 24 अक्तूबर 2019 


क्र ० स ० 


न्यायिक पदाधिकारियों के नाम / पत्राचार का पता 


रौल नं 0 


जन्मतिथि 


1 


2 


3 


4 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


सीमा भारतिया , D / o कमल सिंह , 

13429 

23.10.1972 
हाउस नं0-5 / 55 , गली नं0–6, पंजाबी बस्ती, 
आनन्द पर्वत , नई दिल्ली -110005 
मुकंद कुमार, S / o पारस नाथ सिंह, 

13164 

20.10.1975 
हाउस नं0-223 / बी , एफ - ब्लॉक, फेज- VI, 
गली नं0-23, अया नगर एक्स 0, नई दिल्ली -110030 
मीतु सिंह, D /o बीरेन्द्र कुमार सिंह, 

11899 

03.12.1982 
52, अशोका रोड, नई दिल्ली -110001 
शैलेन्द्र कुमार, S/ o लक्ष्मी नारायण, 

10381 

20.01.1980 
ग्रा 0 - लाल पोखर दीघी, पो 0 - दीघी कलाँ, थाना - हाजीपुर सदर , 
जिला - हाजीपुर, बिहार -844102 
मधु अग्रवाल , D/ o अशोक कुमार अग्रवाल, नया बजार, नियर 

10304 

12.12.1976 
गौशाला, पो 0 -सिटी पोस्ट ऑफिस, थाना कोतवाली, 
जिला - भागलपुर, बिहार -812002 
ब्रजेश कुमार, S/ o स्व 0 महेन्द्र प्रसाद गुप्ता , 

10700 

13.11.1978 
राम कृष्णा कॉलोनी, महेन्द्रु, पटना, बिहार -800006 
शैलेन्द्र कुमार, C /o सुरेन्द्र नाथ सिंह , 

10404 

05.04.1970 
भू 0 पू0 वीसी, भाघ भूप सिंह लेन , आलमगंज चौकी, गुलजारबाग , 
पटना, बिहार-800007 
उक्त पद पर अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन की जाएगी : 

यदि इनके पूर्ववृत्त एवं चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल प्राप्त होने अथवा प्रमाण पत्र / अभिलेखों 
के जाँच के क्रम में सूचना गलत पायी जाने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त 

कर दी जायेगी 
(ii ) वित्त विभाग के संकल्प संख्या -1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 पे ० को 0 दिनांक 03.07.2007 

के अनुसार इन कर्मियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी । 
(iii ) अभ्यर्थियों के शैक्षणिक , उम्र , अनुभव, आवासीय एवं स्वच्छ चरित्र संबंधी सभी तरह के मूल प्रमाण 

पत्रों की विधिवत रूप से जाँच एवं सत्यापन का कार्य संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश के स्तर 
पर किये जायेंगे तथा तत्संबंधी प्रतिवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना को एक माह के अन्दर 

उपलब्ध कराये जायेंगे । 
( iv ) योगदान करने हेतु कोई यात्रा भत्ता या सुविधा देय नहीं होगी । 
( v ) संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा अभ्यर्थियों के सिविल सर्जन के स्तर पर गठित 

चिकित्सक पर्षद से प्राप्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र एवं शादी / विवाह में तिलक / दहेज आदि नहीं 
लेने / देने की घोषणा पत्र प्राप्त करने के बाद ही योगदान स्वीकार किया जायेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

गुफरान अहमद, 
सरकार के उप सचिव । 


2 . 


( i ) 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1181-571 + 10 -डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


